निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 5 


14 माघ 1937 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

3 फरवरी 2016 ( ई 0 ) 


पृष्ठ 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग-1 –नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 

विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0- इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

भाग-9_विज्ञापन 
गये विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

4-5 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम, भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


उच्च 


2 


बिहार गजट , 3 फरवरी 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


i ; kaj.k , oaou fo Hkkx 


अधिसूचनाएं 
21 जनवरी 2016 


सं ० भा ० स्था ० (02 )-17/2006 ( खण्ड- I) -251 / प ० व ० — श्री अभय कुमार द्विवेदी , भा ० व 0 से0 (2000 ) को भारत 
सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक- 20019 / 01 / 2000 -IFS(II), दिनांक 18.11.2002 में निहित प्रावधान के 
आलोक में भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि (Junior Administrative Grade) वेतनमान (15600-39100 / ग्रेड 
पे -7600) में दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है । 
2. इस आदेश का उनके आपसी वरीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , उप - सचिव । 


21 जनवरी 2016 
सं ० भा ० स्था ० (02) -17/2006 ( खण्ड- I) -252 / प ० व ० — भारतीय वन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों के 
आवंटन वर्ष में हुए संशोधन के आलोक में उन्हें पूर्व के आवंटन वर्ष के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-3803, दिनांक 
23.12.2010 द्वारा दी गयी कनीय प्रशासनिक कोटि (Junior Administrative Grade ) में प्रोन्नति की तिथि को 
संशोधित करते हुए स्तम्भ -4 में अंकित तिथि से कनीय प्रशासनिक कोटि वेतनमान (15600-39100 / ग्रेड पे -7600) में 
प्रोन्नति दी जाती है: 

पदाधिकारी का नाम आवंटन वर्ष कनीय प्रशासनिक कोटि में प्रोन्नति की तिथि 


क्र ० 


1 


3 


4 


श्री रविशंकर कुमार 


1999 

01.01.2008 
ii श्री ललन प्रसाद सिंह 

2000 

01.01.2009 
iiii श्री संजय कुमार सिन्हा 2000 

01.01.2009 
iv 

2001 

01.01.2010 
2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -3803, दिनांक 23.12.2010 इस हद तक संशोधित समझे 


श्री अभय कुमार 


जायेगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , उप – सचिव । 


21 जनवरी 2016 


प्रभाव से 


सं ० भा ० स्था ० ( 02 )-17/2006 ( खण्ड- I)-254 / प० व ० — श्री अभय कुमार , भा ० व ० से ० (2001 ) को पूर्व के आवंटन 
वर्ष 2000 के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-2187 , दिनांक 17.07.2008 द्वारा दिनांक 01.01.2004 के 
वरीय वेतनमान में दी गयी प्रोन्नति तिथि को वर्तमान आवंटन वर्ष 2001 के आलोक में संशोधित करते हुए दिनांक 
01.01.2005 के प्रभाव से भारतीय वन सेवा के वरीय वेतनमान अपुनरीक्षित ( ₹ 10000-15200 / - ) में प्रोन्नति दी जाती है । 

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -2187, दिनांक 17.07.2008 इस हद तक संशोधित समझे 


जायेगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

रत्नेश झा , उप - सचिव । 


बिहार गजट , 3 फरवरी 2016 


3 


o kf.kT ; & dj fo Hkkx 


v f/kpuk a 

27 t uojh 2016 
| 6 @ fo0i = ko & 24 & 45 @ 2008-352 / वा 0 कर श्री राजेश कुमार, वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
प्रभारी , औरगाबाद अंचल, औरगांबाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त ( प्रभारी ), 
पटना विशेष अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

| 4E6 @ fo0i = k0 & 24 & 45 @ 2008–353 / वा 0 कर — श्री श्रवण कुमार , वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
प्रभारी, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 3 फरवरी 2016 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


i ; kõj.k , oaou fo Hkkx 


- 


ki ) & i = 

21 जनवरी 2016 
सं ० भा ० स्था ० ( 02 ) -17/2006 ( खण्ड- I)-253 / प० व० – श्री सी 0 पी 0 खण्डूजा, भा ० व० से ० (1989) एवं श्री अरविन्दर 

सिंह भा ० व० से 0 (1995) को मुख्य वन संरक्षक कोटि में दी गयी प्रोन्नति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-3316 
एवं 3317 दिनांक 19.10.2015 में अंकित मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान (37000-67000 / ग्रेड पे -10000 ) के स्थान पर 
वेतनमान (37400-67000 / ग्रेड पे -10000) पढ़ा जाय । 
शेष यथावत रहेगा । 

आदेश से , 
रत्नेश झा , उप - सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 जनवरी 2016 
सं 0 1/ पी 0 एम 0 सी 0/विविध/955 / 2014-62 —— जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-584 दिनांक 
14.07.2014 द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा कोशी बांध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर 
अनुवर्ती कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है । विभागीय अधिसूचना संख्या-662 दिनांक 
19.08.2015 द्वारा जॉच समिति को द्वितीय अवधि विस्तार स्वीकृत कर दिनांक 13.01.2016 तक प्रतिवेदित 
करने हेतु निदेशित किया गया था । समिति द्वारा पुन: समय वृद्धि की मांग को स्वीकार करते हुए, 

जॉच समिति 
को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अगले छ: माह (13.07.2016 तक ) के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है। उक्त समय सीमा के अन्तर्गत समिति अपना कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


25 जनवरी 2016 
सं 0 1 / पी 0 एम 0 सी 0 /विविध/ 955/ 2014-63 जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या -584 दिनांक 
14.07.2014 द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा कोशी बांध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर 
अनुवर्ती कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है । विभागीय अधिसूचना संख्या-661 दिनांक 


बिहार गजट, 3 फरवरी 2016 


5 


19.08.2015 द्वारा जॉच समिति को द्वितीय अवधि विस्तार स्वीकृत कर दिनांक 13.01.2016 तक प्रतिवेदित 
करने हेतु निदेशित किया गया था । समिति द्वारा पुन : समय वृद्धि की मांग को स्वीकार करते हुए , 

जॉच समिति 
को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अगले छ: माह (13.07.2016 तक ) के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है। उक्त समय सीमा के अन्तर्गत समिति अपना कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

25 जनवरी 2016 
सं ० एम - 4-26/ 2013-653/ वि ० - राज्य के बोर्ड /निगम के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए 
Centage की राशि चार्ज किया जाता है किन्तु ऐसा पाया गया है कि राज्य के विभिन्न बोर्ड /निगमों के द्वारा 
अलग - अलग दरों पर निर्माण कार्यो के लिए राशि Centage के रूप में चार्ज किया जा रहा है। 

समीक्षोपरान्त Centage का दर निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है : 
क्र ० कार्य की लागत 

Centage का दर 
1 . परियोजना लागत 10 करोड़ रूपये तक 

7 % 
परियोजना लागत 10 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये तक 7 % + 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 100 
2 . अधिक एवं 100 करोड़ रूपये तक 

करोड़ रूपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5 % 

10 करोड़ रूपये तक 7 % + 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 100 
परियोजना लागत 100 करोड़ रूपये से 
3. अधिक 

करोड़ रूपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5 % + 100 

करोड़ रूपये से अधिक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 1 % 
(ii ) वर्तमान में Contigency के रूप में ली जा रही 1 % की राशि अनुमान्य नहीं होगी । 
( iii ) Centage का दर मूल प्राक्कलन की राशि पर देय होगा न कि संशोधित प्राक्कलन पर। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रवि मित्तल , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


